रजिस्ट्री सं.डी.एल.- 33004/99 


REGD.NO. D.L.- 33004/ 99 


भारत 

का राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी.- डी.एल.- अ .- 30062020-220286 

CG- DL- E - 30062020-220286 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II- खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1906] 
No. 1906] 


नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2020/ आषाढ़ 9, 1942 
NEW DELHI, TUESDAY , JUNE 30 , 2020 /ASHADHA 9 , 1942 


1 . 


पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 जून , 2020 
का.आ. 2152( अ).—केंद्र सरकार , वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , 1972 (1972 का 53 ) की 
धारा 38 क और 38 ख की उप - धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पर्यावरण, वन और 
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की दिनाँक 18 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1685 ( अ) 
का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले इसके संबंध में कही गई या कहने से छोड़ी गई बातों के 
सिवाय एतद्द्वारा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का पुनगर्छन करती है और निम्नलिखित सदस्यों की 
नियुक्ति करती है अर्थात्: 
मंत्री, 

अध्यक्ष, 
पर्यावरण, वन और जलवायु 

परिवर्तन मंत्रालय , 
भारत सरकार , नई दिल्ली 
सचिव भारत सरकार , 

सदस्य ; 
पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , 

भारत सरकार, नई दिल्ली 
3 . वन महानिदेशक और विशेष सचिव, 

सदस्य : 
पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 
भारत सरकार , नई दिल्ली 
अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव) और 

सदस्य ; 
निदेशक , वन्यजीव संरक्षण, 
पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 
भारत सरकार, नई दिल्ली 


2 . 


4 . 


2897GI/ 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


सदस्य : 


सदस्य ; 


सदस्य : 


सदस्य ; 


9 . 


सदस्य : 


5 . अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार , 

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 

भारत सरकार, नई दिल्ली 
6 . निदेशक, 

भारतीय वन्यजीव संस्थान, 

देहरादून, उत्तराखण्ड 
7 . निदेशक, 

भारतीय पशु -चिकित्सा अनुसंधान संस्थान , 

बरेली, उत्तर प्रदेश 
8 . निदेशक, 

योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, 
नई दिल्ली 
कार्तिकेयन वासुदेवन , 
वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक , 
लेबोरेट्री फॉर द कर्जेवेसन ऑफ एंडेंजरड स्पीसीज, 
सेन्टर फॉर सैल्युलर एण्ड मॉलिक्युलर बॉयोलोजी , 

हैदराबाद , तेलगाना 
10. अभिलाष खांडेकर , 

वरिष्ठ पत्रकार, 

भोपाल, मध्य प्रदेश 
11. रविन्द्र कुमार सिंह, 

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन बल ( सेवानिवृत्त), 

रायपुर , छत्तीसगढ़ 
12. सदस्य सचिव, 

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण , 
नई दिल्ली 


सदस्य: 


सदस्य ; 


सदस्य 
संयोजक । 


2. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की आधिकारिक 

राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए होगा । 
3. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण उपर्युक्त अधिनियम के तहत उसे सौंपे गये कार्य करेगा । 


[ फा . सं. 5-3 / 2017 - डब्ल्यूएल ] 
सौमित्र दासगुप्ता, वन महानिरीक्षक (वन्यजीव ) 


MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 15th June , 2020 


S.O. 2152 ( E ).— In exercise of the powers conferred by section 38A and sub -section ( 1) of 
section 38B of the Wild Life (Protection ) Act, 1972 (53 of 1972 ), and in supersession of the notification 
of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number 
S.O. 1685 ( E ), dated the 18th May, 2017 , except as respects things done or omitted to be done before such 
supersession , the Central Government hereby re -constitutes the Central Zoo Authority and appoints the 
following members, namely : 


Chairperson ; 


Minister 
Environment, Forest and Climate Change , 
Government of India , New Delhi 


[HTT II — QUE 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


2 . 


Member ; 


3 . 


Member ; 


4 . 


Member ; 


Secretary to the Government of India , 
Ministry of Environment, Forest and Climate Change , 
Government of India , New Delhi 
Director General of Forests and Special Secretary , 
Ministry of Environment, Forest and Climate Change, 
Government of India , New Delhi 
Additional Director General of Forests (Wildlife ) and Director, Wildlife 
Preservation , 
Ministry of Environment, Forest and Climate Change , 
Government of India , New Delhi 
Additional Secretary and Financial Advisor, 
Ministry of Environment, Forest and Climate Change , 
Government of India , New Delhi 
Director, Wildlife Institute of India , 
Dehradun , Uttarakhand 
Director , Indian Veterinary Research Institute , Bareilly , Uttar Pradesh 


5 . 


Member ; 


6 . 


Member ; 


7 . 


Member ; 


8 . 


Member ; 


9 . 


Member; 


10 . 


Member; 


Director , 
School of Planning and Architecture, New Delhi 
Karthikeyan Vasudevan , 
Senior Principal Scientist, Laboratory for the Conservation of Endangered 
Species, Centre for Cellular and Molecular Biology , Hyderabad , Telangana 
Abhilash Khandekar, 
Senior Journalist, Bhopal, Madhya Pradesh 
Rabindra Kumar Singh , 
Principal Chief Conservator of Forests & Head of Forest Force (Retired ), Raipur, 
Chhattisgarh 
Member Secretary , 
Central Zoo Authority , 
New Delhi 


11 . 


Member : 


12 . 


Member Secretary . 


2 . 


The term of office of the Chairperson and Members of Central Zoo Authority shall be for a period of three 
years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette . 


3. The Central Zoo Authority shall perform the functions assigned to it under the said Act. 


JE No. 5-3 /2017 -WL ) 


SOUMITRA DASGUPTA , Inspector General of Forests (WL ) 


Uploaded by Dte . of Printing atGovernment of India Press, Ring Road ,Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . KUMER CHAND eredbyKUMER 


MEENA 


Date: 2020.06.30 23:16:53 
+ OS 30 


